- 


- 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 200 


11 चैत्र, 1938 ( श० ) 
राँची, शनिवार , 

1 अप्रैल , 2017 ( ई०) 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
24 मार्च, 2017/ 3 फाल्गुन , 1938 ( शक ) 


संख्या 576/ एक्ज़िटाई.वी.एम./ पत्र/व्यवहारिक/विधिक/ एस. डी. आर/ खण्ड-11 / 2017-- यत :, असम, हिमाचल 
प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर , झारखण्ड, कर्नाटक, केरल , मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान, 
सिक्किम , तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल , के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और राज्य विधान सभाओं के कार्यक्रम 
की घोषणा आयोग के दिनांक 9 मार्च, 2017, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन /24/ 2017 के द्वारा की जा 
चुकी है; 


2. और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध मे 
निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन 
और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा; 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 1 अप्रैल , 2017 
3. यत:, अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप -धारा ( 1) के अधीन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप- धारा ( 2)( ख) के उपबंधो के संबंध में 
एतदद्वारा, 9 अप्रैल , 2017 ( रविवार) एवं 12 अप्रैल , 2017 ( बुधवार ) को पूर्वाह्न 07. 00 बजे से अपराह्न 
06. 30 बजे के बीच की अवधि को , ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के 
दिनांक 9 मार्च, 2017, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन /24/ 2017 के द्वारा घोषित जम्मू एवं कश्मीर में 
02- श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 03- अनन्तनाग निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 06- मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन 
क्षेत्र एवं असम में 113- धेमाजी ( अ॰जजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में 36 - भोरंज ( अ॰जा॰ ) 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्यप्रदेश में 09- अटेर एवं 89-बांधवगढ ( अ॰जजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , 
पश्चिम बंगाल में 216- कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 79- धौलपुर विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र, कर्नाटक में 214-ननजनगुड़(अजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 224- गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र, तमिलनाडू में 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , झारखण्ड में 04 -लिटिपाड़ा ( अ॰जजा) 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, सिक्किम में 28- अपर बुरटुक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी 
दिल्ली में 27- राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट 
पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य 
तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा | 


4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 
126(1 ) ( ख ) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में 
मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की अवधि के दौरान किसी भी 
प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलें का , किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित , 
प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा | 


आदेश से , 


के . एफ .विल्फ्रेड, 
प्रधान सचिव । 


उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके 
द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एल० खियांग्ते , 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह-प्रधान सचिव । 


FIR QUE JUC ( 37HTERUT ) Saar , 1 314 , 2017 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


NOTIFICATION 
24th March , 2017 /3 Phalguna , Saka 1938 


No.576 /Exit/ECI/LET/ FUNC /JUD /SDR /VOL .II/2017 --Whereas , the schedule for the Bye 
Elections to the House of the People and to Legislative Assemblies in the states of Assam , Himachal 
Pradesh , Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka , Kerala , Madhya Pradesh , NCT of Delhi , 
Rajasthan , Sikkim , Tamil Nadu , West Bengal has been announced by the Commission vide Press Note 
No. ECI/PN /24 /2017 , dated 9th March , 2017 . 


2 . And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R . P . Act, 1951, there shall be 
restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll 
during such period as may be notified by the Election Commission in this regard ; 


3 . Now , therefore , in exercise of the powers under sub -Section ( 1 ) of section 126A of the R . P . 
Act , 1951, the Election Commission , having regard to the provisions of Sub -Section ( 2 ) (b ) of the said 
Section , hereby notifies the period between 7 .00 A .M . on 9th April , 2017 (Sunday ) and 6 . 30 P .M . on 
12 th April, 2017 (Wednesday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or 
publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner 
whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye - elections announced vide the 
Commission s Press Note No . ECI/PN /24 /2017 dated 9th March , 2017 from 2 -Srinagar PC , 
3 -Anantnag PC in Jammu & Kashmir , 6 -Malappuram PC in Kerala , 113 - Dhemaji(ST ) AC in 
Assam , 36 - Bhoranj(SC ) AC in Himachal Pradesh , 09 - Ater AC & 89 - Bandhavgarh (ST) AC in 
Madhya Pradhesh , 216 -Kanthi Dakshin AC in West Bengal, 79 -Dholpur AC in Rajasthan , 
214 -Nanjangud (SC ) AC & 224 -Gundlupet AC in Karnataka, 11 - Dr. Radhakrishnan Nagar AC 
in Tamil Nadu , 04 - Litipara (ST ) AC in Jharkhand , 28 -Upper Burtuk AC in Sikkim , 27 -Rajouri 
Garden AC in NCT of Delhi, shall be prohibited . 


4 . It is further clarified that under Section 126 ( 1 ) (b ) of the R .P . Act, 1951, displaying any 
election matter including results of any opinion poll or any other poll survey , in any electronic media , 
would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll 
for the aforesaid bye- elections. 


By order, 


K .F .WILFRED , 

PRINCIPAL 
SECRETARY . 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

Firgus dotC ( 31HTERUT) 200 - -50 


